निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 339 ) पटना , वृहस्पतिवार , 21 अप्रील 2016 


ऊर्जाविभाग 


क्रम 


सं0 


अधिसूचना 

18 अप्रील 2016 
सं0 प्र० - 2 / बोर्ड विविध ( जे0पी0 ) – 30 / 2012 - 03 - 1165 — बिहार राज्य में विद्युत संचरण प्रणाली स्थापित 
करने के लिए बिहार स्टेट पावर ( होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड / अनुषंगी कम्पनी एवं पावरग्रिड कॉरपोरशन ऑफ इण्डिया 
लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम "बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड " बनाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति ऊर्जा विभाग के पत्रांक 
प्र2 / बोर्ड - विविध ( जे0पी0 ) 30 / 2012 / 5651 दिनांक 27.12. 2012 के द्वारा दी गई है । 

अग्रतर, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड के निदेशक पर्षद् में बिहार स्टेट पावर ( होल्डिंग ) कम्पनी लिमिटेड के 
निम्नलिखित पदाधिकारियों को निदेशक के रूप में नामित किया जाता हैं : 
पदाधिकारी का नाम एवं पता 

बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड में 

पदनाम 
श्री प्रत्यय अमृत, अध्यक्ष - सह - प्रबन्ध निदेशक , 

अध्यक्ष 
बिहार स्टेट पावर ( हो० ) कम्पनी लिमिटेड 
श्री आर० लक्ष्मणन , प्रबन्ध निदेशक , 

अंशकालिक निदेशक 
| बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड - सह - निदेशक , 

बिहार स्टेट पावर ( हो०) कम्पनी लिमिटेड 

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश संख्या - 16 दिनांक 02.01. 2013 एवं अधिसूचना संख्या 03 दिनांक 08 .04. 2015 को 
यथा अनुरूप संशोधित समझा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 339 -571 +50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


